रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


स 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 6 , 2019 / अग्रहायण 15 , 1941 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6 , 2019 /AGRAHAYANA 15, 1941 


सं . 3921 ] 
No. 3921 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 05 दिसम्बर , 2019 
का . आ . 4366( अ). केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 6084 दिनांक 07- 12- 2018, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग II, खण्ड 3, उप - खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले में NH709AD के 
कि . मी . 53.63 से कि . मी. 111 .65 (मुज़फ्फरनगर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , 
आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख " 16-12- 2018" को 
" अमर उजाला " और " दी टाईम्स ऑफ इन्डिया " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


6273 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

__ और अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले में NH709AD के कि . मी . 53.63 से कि . मी . 111. 65 (मुज़फ्फरनगर ) के 
लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 
राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश जिले का नाम: मुज़फ्फरनगर 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या 

क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 
2 3 4 5 
तालुक का नाम : मुज़फ्फरनगर 

मुज़फ्फरनगर 
गांव का नाम : बघरा -I 

सरकारी रास्ता 0.0169 रास्ता 


137 


रास्ता 


गांव का नाम : महमूदपुर लकडसधा 


जाबिर हसन / मंगलूददीन / नि . पीन्ना 
अजहर हसन / मंगलूददीन / नि . पीना 
| अली हसन / मंगलूददीन / नि . पीन्ना 
| अल्लाबन्दी / स्व . मंगलूदीन / नि . पीनना 


|| 103 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 .0337 


|| 15 


निजी 


भोपालसिंह / फत्तू / पीनना लक्ष्मीचन्द | 
फत्तू / पीनना चन्दरसिंह / फत्तू / पीनना 


एग्रीकल्चर 


10. 639 


नरेन्द्र कुमार / सोमदत्त / नि . ग्राम सुरेन्द्र 
कुमार | सोमदत्त / नि . ग्राम 


1381 


381 


निजी 


एग्रीकल्चर 


|| 0 . 1299 


नाली 


385 


सरकारी 


नाली 


सरकारी 
सरकारी 


नाली 
रास्ता 


0.0049 
0.0453रात 


रास्ता 


432 


सरकारी 


रास्ता 


0 .0453 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ब्रहमसिंह / हरद्वारी / दधेडूखुर्द सुक्खा | 
हरद्वारी / दधेडूखुर्द महावीर | हरद्वारी | 
दधेडूखुर्द सुखवीर | हरद्वारी / दधेडूखुर्द 
| जयसिंह / हरद्वारी / दधेडूखुर्द जयपाल | 
हरद्वारी / दधेडूखुर्द राजपाल | हरद्वारी / 
दधेडूखुर्द ग्राम समाज भूमि -- पुरानी परती 


7 


435 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 0325 


ब्रहमसिंह / हरद्वारी / दधेडूखुर्द सुक्खा | 
हरद्वारी / दधेडूखुर्द महावीर / हरद्वारी | 
दधेडूखुर्द सुखवीर | हरद्वारी / दधेडूखुर्द 
जयसिंह / हरद्वारी / दधेडूखुर्द जयपाल | 
हरद्वारी / दधेडूखुर्द राजपाल / हरद्वारी | 
दधेडूखुर्द 


8 


436 


निजी 


एग्रीकल्चर 


10. 0556 


अब्दुल कय्यूम/यासीन/दधेडूखुर्द ममनून / 
| हाजी अय्यूब / नि . सूजडू 


1441 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0 . 5424 


रिशीपाल / रतीराम / नि . ग्राम 


|10442 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0. 0694 


अन्य(प्राइवेट । 

वट 
गवर्नमेंट ) 


एग्रीकल्चर 
एग्रीकल्चर । 


मौ0 जहांगीर / नजर मौ0 / दधेडूखुर्द 
शमशाद / इरशाद / नि . बझेडी मौ . 
शाहिद / इरशाद / नि . बझेडी सड़क 


11 || 443 


0. 0399 


सड़क 


अरूण पंवार / रघुवीर सिंह पंवार / नि . 
| पीनना राजीव पंवार/रघुवीर सिंह पंवार 
| नि . पीनना 


|12 || 444 


निजी 


एग्रीकल्चर 


10 .0524 


( ) 


रघुवीर सिंह | अभेराम / नि . पीनना 


13 


|| 446 


निजी 


एग्रीकल्चर 


|| 0.0505 


गांव का नाम : सलेमपुर 


निजी 


एग्रीकल्चर 


|| 0. 0001 


अशोक कुमार / सीताराम , जितेंदर सिंह | 
सीताराम , धर्मेंद्र मालिक / सीताराम , 
राजबीरी / रविंदर सिंह , ओमपाल सिंह | 
सुखवीर सिंह , रविंदर दीन्ह | सुखबीर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


| सिंह , कृष्णा कुमार / पुत्र सुखबीर सिंह 
| पत्नी हरपल सिंह, रणपाल सिंह | अजब 
FET , UT FIE / fua fpe , 
रविंदर | अजब सिंह 


रास्ता 


15 


52 


52 


cart 


रास्ता 


0.0002 
1.7127 


कुल 


from 


[ FI. H. NHAI/ PIU-BPT/ 11011( P- S- M)/ 2018/3D2] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th December, 2019 


S .O . 4366 ( E ) . — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S . O . 6084 date 07 - 12 - 2018 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub 
section ( ii ) issued under sub - section (1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building ( widening/ four- laning, etc .), maintenance , management and operation 
of NH709AD on the stretch of land from Km 53 .63 to Km 111 .65 (Muzaffarnagar) in the district of 
MUZAFFARNAGAR in the State of UTTAR PRADESH ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Amar Ujala ” and “ The Times of 
India ” both dated 16 - 12 - 2018 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


[ TT II - 005 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Sr . 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the NH709AD in 
the stretch of land from Km . 53.63 to Km . 111.65 (Muzaffarnagar) in the district of MUZAFFARNAGAR in the 

State ofUTTAR PRADESH 
State : UTTAR PRADESH 

District : MUZAFFARNAGAR 
Survey Type of Land Nature of Area in Name of the Land Owner/ Interested 
Number 

Land Hectare 

Person 

Part Survey No. 
5 

6 
Taluk : Muzaffarnagar 
Village : Baghra - I 
137 Government 

Rasta 

Rasta 0.0169 Rasta 
Village : Mahmood Pura Lakarsandha 

Jabir Hasan / Mangaluddin / N . Pinna 

Azhar Hasan / Mangaluddin / N . Pinna 
Private | Agriculture 0 .0337 

Ali Hasan / Mangaluddin / N . Pinna 
Allabandi/ Late Mangaluddin / N . Pinna 

Bhopal Singh / Fattu / Pinna Lakshmi 
Private Agriculture ||0 .639 

Chand / Fattu / Pinna Chandar Singh / 
Fattu / Pinna 

Narendra Kumar / Somdutt / N . Gram 
Private 

Agriculture 0 .1299 

Surendra Kumar / Somdutt/ N . Gram 
Government 

Nali 0 .0049 

Naali 


103 


381 


432 


Government 


Rasta 


0 .0453 


Rasta 


|| 435 


Private 


| Agriculture 


|| 0 . 0325 


Brahm Singh / Hardwari/ Dadhedukhurd 
Sukkha / Hardwari/ Dadhedukhurd 
Mahaveer / Hardwari/ Dadhedukhurd 
Sukhveer/ Hardwari/ Dadhedukhurd Jay 
Singh / Hardwari/ Dadhedukhurd Jaypal/ 
Hardwari/ Dadhedukhurd Rajpal/ 
Hardwari/ Dadhedukhurd Gram 
Community Land - Old Fallow 


8 


||436 


Private 


Agriculture 


10 .0556 


Brahm Singh / Hardwari/ Dadhedukhurd 
Sukkha / Hardwari/ Dadhedukhurd 
Mahaveer / Hardwari/ Dadhedukhurd 
Sukhveer/ Hardwari/ Dadhedukhurd Jay 
Singh / Hardwari/ Dadhedukhurd Jaypal/ 
Hardwari/ Dadhedukhurd Rajpal/ 
Hardwari/ Dadhedukhurd 


|| 441 


Private 


Agriculture 


||0.5424 


10 


442 


Private 


Agriculture 


0 .0694 


Abdul Kayyum / Yasin / Dhadedukhurd 
Mamnun / Haji Ayyub / N . Sujad 
Rishipal / Ratiram / N . Gram 
Mohd . Jahangeer / Nazar Mohd./ 
DadheduKhurd Shamshad / Irshad / N . 
BajhediMohd . Shahid / Irshad / N . 
Bajhedi Sadak 


11 


|| 443 


Common (Private / || Agriculture / 
Government ) Sadak 


0 .0399 


||444 


Private 


Agriculture 


||0 . 0524 


Arun Panwar / Raghuveer Singh Panwar/ 
N . Pinna Rajeev Panwar / Raghuveer 
Singh Panwar/ N . Pinna 
Raghuveer Singh / Abheram / N . Pinna 


|| 446 


Private 


Agriculture 


0 .0505 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 ( ii )] 


Village : Salempur 


Private 


Agriculture 


||0 . 0001 


Ashok Kumar / Sitaram , Jitender Singh / 
Sitaram , Dharmendra Malik / Sitaram , 
Rajbiri / Ravinder Singh , Ompal Singh / 
Sukhvir Singh , Ravinder Dingh / 
Sukhbir Singh , Krishana Kumar / Putra 
Sukhbir singh Patni Harpla Singh , 
Ranpal Singh / Ajab Singh / , Harmpal 
Singh / Ajab Singh , Ravinder / Ajab 
Singh 


52 


Government 


Rasta 


0 .0002 


Rasta 


TOTAL 


1.7127 


[ F. No. NHAI/ PIU - BPT/11011( P- S - M /2018/3D2] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing atGovernment of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

MANOJ 


Digitally signed 

byMANOJ 
KUMAR KUMARVERMA 

Date: 2019.12.07 
VERMA 16 :55:22 + 05:30 


